निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


13 आश्विन 1938 ( श 0 ) 
संख्या 40 पटना , बुधवार , 

5 अक्तूबर 2016 ( ई0 ) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग -1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


. 


उच्च 


4-4 


5-6 


2 


बिहार गजट , 5 अक्तूबर 2016 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना । 


अधिसूचना 
23 सितम्बर 2016 


- 


सं ० नि 0 वि 0 स्था0-122 / 2006 / 3705 – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार 
शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या -4713 दिनांक 06.09.2013 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में 
अनुबंध के आधार पर तीन वर्षों के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था । तद्नुसार श्री शर्मा द्वारा 
दिनांक 13.09.2013 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या-4910 दिनांक 13.09. 
2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था । 

2. उउक्त के आलोक में श्री शर्मा के कार्यो की समीक्षा की गई । विचारोपरान्त इनकी सेवा / कार्य काफी संतोषजनक 
पाया गया । फलस्वरूप इन्हें अगले एक वर्ष के लिए सेवा अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया है 

3. अतः श्री अरूण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई , बिहार, पटना को दिनांक 13.09.2016 से 
अगले एक वर्ष के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जाता है । 

4. नियोजन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -4713 दिनांक 06.09.2013 की कंडिका -2 यथावत् रहेगी । 
5. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2016 
सं० ई2-2-31 / 2016-36— श्री संतोष कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिरौल अनुमंडल , दरभंगा को तत्काल अवर निर्वाचन 
पदाधिकारी, अरवल अनुमंडल, अरवल के पद पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सोहन कुमार ठाकुर, 
संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 सितम्बर 2016 
सं ० 6 / अनु०-27-2 / 2016 / 3637 - वाणिज्य - कर, बिहार वित्त सेवा संबर्ग के श्री प्रभात किशोर शरण , 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिहार, पटना के पत्रांक शून्य दिनांक 31.03.2016 के द्वारा बिहार सेवा संहिता के 
नियम -74(रव)(i) के तहत् दिनांक 01.04.2016 से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त, इन्हे 
दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


बिहार गजट , , 


5 अक्तूबर 2016 


3 


27 सितम्बर 2016 
सं ० 6 / गो0-34-3 / 2016–3664 -वा० कर – श्री रवीन्द्र कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त ( सम्प्रति 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , बिहार, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 5 अक्तूबर 2016 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1143— I, YISHU D /o Ramnaresh Roy R /o H /no.456B , Mansha villa Nehru nagar Patliputra 
Patna- 13 vide Affidavit . no.61 Dated 06.06.2016 shall be known as Yishu Roy for all future purposes. 


YISHU . 


No. 1144 — I, SABYASACHI S / O Sri Ashok Kumar R/o Q. No. A/ 25 Housing Colony, 
Lohiyanagar , kankarbagh Patna Affidavit. no 13226 Dated . 21-08-15 shall be known as Sabyasachi 
Prateik . 


SABYASACHI. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , , 5 अक्तूबर 2016 


5 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० कारा / नि 0 को0-02 / 2013-5741 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 


16 सितम्बर 2016 


: 


.. 


श्रीमती इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, हाजीपुर ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा , 
सीतामढ़ी) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, हाजीपुर में पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2040 दिनांक 17.04.2013 द्वारा श्रीमती इसर को निलंबित किया गया एवं विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक 2122 दिनांक 22.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

2. श्रीमती इसर के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए 
अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3147 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा श्रीमती इसर को निम्न दंड 
अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है 

दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक " | 

साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में श्रीमती इसर को नोटिस देकर अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित 
किया गया । 

3. उक्त आरोप प्रकरण में श्रीमती इसर दिनांक 17.04.2013 से 25.05.2015 तक निलंबित रहीं । बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -11 के उप नियम -5 में विहित प्रावधानों के तहत् विभागीय 
ज्ञापांक 2839 दिनांक 11.05.2016 द्वारा श्रीमती इसर से अभ्यावेदन की माँग की गई , कि क्यों नहीं इस आशय का निर्णय 
लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 

4. तआलोक में श्रीमती इसर द्वारा अपना अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के बीत जाने के बावजूद समर्पित नहीं किया 
गया । अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें विभागीय स्मार पत्रांक 4458 दिनांक 27.07.2016 भेजा गया, परन्तु श्रीमती 
इसर का अभ्यावेदन अप्राप्त रहा । अतः स्पष्ट है कि श्रीमती इसर को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है । श्रीमती इसर के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन करते हुए उन्हें नियमानुसार दण्ड 
अधिरोपित किया गया है । श्रीमती इसर के विरूद्ध लगाये गये आरोप अनियमितता, कर्त्तव्यहीनता एवं अन्य कतिपय आरोप से 
संबंधित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती इसर का निलंबन औचित्यपूर्ण था , जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया । 

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्रीमती 


6 


बिहार गजट, 5 अक्तूबर 2016 


इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा , हाजीपुर ( सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा , सीतामढ़ी) को निलंबन 
अवधि दिनांक 17.04.2013 से 25.05.2015 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी देय 
नहीं होगा । निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा,संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ०) । 


सं ० के ० / कारा / विविध -03 / 08-6065 


. 


- 


संकल्प 

29 सितम्बर 2016 
श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, सीवान ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा , लखीसराय ) 
को उनके मंडल कारा , सीवान में पदस्थापन काल में दिनांक 03.08.2008 को जिला प्रशासन, सीवान द्वारा की गयी तलाशी में भारी मात्रा 
में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने तथा लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (विशेष) 
विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9839 दिनांक 25.09.2008 द्वारा निलंबित किया गया एवं गृह (विशेष ) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 9962 
दिनांक 30.09.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार गृह (विशेष ) विभाग की अधिसूचना संख्या 5314 दिनांक 20.07.2009 द्वारा श्री सिन्हा 
को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् संचालित रहने तथा उसके फलाफल के आधार पर 
निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया । 

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के 
द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4721 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा श्री सिन्हा को निम्न दंड अधिरोपित किया गया है : 

कालमान वेतन में दो वेतन वृद्धियों के समतुल्य राशि घटा कर वेतन अवनति " | 

उक्त आरोप प्रकरण में श्री सिन्हा दिनांक 25.09.2008 से 19.07.2009 तक निलंबित रहें । बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -11 के उप नियम -5 में विहित प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 3794 दिनांक 24.06 . 
2016 द्वारा श्री सिन्हा से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आशय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें 
जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । श्री सिन्हा का अभ्यावेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें 
विभागीय स्मार ज्ञापांक 5585 दिनांक 09.09.2016 भेजा गया । 

5. तआलोक में श्री सिन्हा का अभ्यावेदन उनके पत्रांक 61 (c ) दिनांक 10.09.2016 के द्वारा प्राप्त हुआ । श्री सिन्हा द्वारा अपने 
अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त निलंबन अवधि में उन्हें निलंबन भत्ता के अतिरिक्त 

कुछ भी भुगतान 

नहीं हुआ 

उन्होंने 
अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का उल्लेख करते हुए उक्त निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया । इस प्रकार श्री सिन्हा 
ने अपने अभ्यावेदन में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है । श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के 
फलाफल के पश्चात् सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन करते हुए उन्हें नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है । श्री सिन्हा के विरूद्ध 
लगाये गये आरोप लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता से संबंधित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सिन्हा का निलंबन 
औचित्यपूर्ण था , जिसके लिए उन्हें दण्डित किया गया । 

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्री ललन कुमार सिन्हा, बिहार 
कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, सीवान ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, लखीसराय) को निलंबन अवधि दिनांक 25.09.2008 से 
19.07.2009 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य 
पर बितायी गई अवधि एवं पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ०) । 


है । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


